रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 23 , 2017 / कार्तिक 1 , 1939 
NEW DELHI,MONDAY, OCTOBER 23, 2017 /KARTIKA 1 , 1939 


सं . 276 ] 
No. 276 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
सार्वजनिक सूचना 


नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2017 


सं . 33 / 2015 - 2020 
फा . सं. 01 / 61 / 180 / 28 / एएम - 18 / पीसी - 3. - विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के पैरा 2.04 के तहत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( 2015 - 2020 ) के पैरा 3. 13 में 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं । 


2. प्रक्रिया पुस्तक ( 2015 - 2020) का मौजूदा पैरा 3. 13 निम्नानुसार है: 

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी होने की तिथि से 18 माह की अवधि के लिए वैध होगी और उस तिथि को वैध होनी 
चाहिए जिस तिथि को शुल्क का वास्तविक डेबिट किया जाता है । शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पुनर्वैधीकरण की अनुमति 
नहीं दी जाएगी, जब तक कि यह प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 2. 20 ( ग ) के अंतर्गत न आता हो । 


3. प्रक्रिया पुस्तक ( 2015 - 2020 ) के संशोधित पैरा 3. 13 को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए: – 


अध्याय 3 के तहत दिनांक 01. 01.2016 को या उसके बाद जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी होने की तिथि से 24 माह 
की अवधि के लिए वैध होगी और उस तिथि को वैध होनी चाहिए जिस तिथि को शुल्क का वास्तविक डेबिट किया 
गया है । शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि यह प्रक्रिया पुस्तक के 

पैराग्राफ 2.20 (ग ) के अंतर्गत न आता हो । 
4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः 


विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी किए गए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की वैधता अवधि दिनांक 01.01. 2016 
से जारी किए गए स्क्रिप के लिए 18 से बढ़ाकर 24 माह की जा रही है । 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


पार 


6354 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 23rd October, 2017 

No. 33/2015 — 2020 
F . No. 01/61/180/ 28 /AM18/ PC -3 . — In exercise of powers conferred under Paragraph 2 .04 of FTP 
2015 -2020 , the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the para 3. 13 of 
the Handbook of Procedures (2015 - 2020 ). 
2 . The existing para 3 . 13 of HBP (2015 -2020 ) reads as under: 

Duty Credit Scrip shall be valid for a period of 18 months from the date of issue and must be valid on the 
date on which actual debit of duty is made . Revalidation of Duty Credit Scrip shall not be permitted 

unless covered under paragraph 2 .20 ( c ) of HBP . 
3 . The amended para 3 .13 of HBP ( 2015 - 2020 ) is substituted to read as under : 

Duty Credit Scrip issued on and after 01 .01.2016 under chapter 3 shall be valid for a period of 24 months 
from the date of issue and must be valid on the date on which actual debit of duty is made. Revalidation of 

Duty Credit Scrip shall not be permitted unless covered under paragraph 2 .20 (c) of HBP . 
4 . Effect of this Public Notice : 

The validity period of duty credit scrips issued under chapter 3 of Foreign Trade policy is being increased 
from 18 to 24 months for scrips issued with effect from 01. 01 .2016 . 

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade 


RAKESH SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2017 . 10 .25 19:25: 16 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


